CCRE 


! * 


RAL St 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/98 


.. 


REGD : NO . D. L.-33004/98 


भारत 
. 


TOFTNS 


स्पषजमते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 13 ] 
No. 13] 


नई दिल्ली, बुधवार, मार्च , 1999 / फाल्गुन 12, 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY ,MARCH 3 , 1999 /PHALGUNA 12 , 1920 

- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - 
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 1999 


इंटरनेट सेवाओं के लिए दूरसंचार टैरिफ -डिस्काउंट और फ्लैक्सीआवर स्कीमें 


सं . 309 - 1 / 99 - टी आर ए आई ( इकान . ), - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( टी आर ए आई ) ने, भाग III - खंड 4 में प्रकाशित , 
17 दिसंबर, 1997 की संख्या 60 - राजपत्र अधिसूचना में , टी सी पी / आई पी डायल अप सेवाओं के लिए, टैरिफ अधिसूचित किए थे । 


2. विदेश संचार निगम लिमिटेड ने टी आर ए आई से इस बात के लिए आवेदन टेण्या है कि उनके वर्तमान ग्राहकों के लिए नवीकरण डिस्काउंट 
स्कीमों का , सगा फ्लैक्सीआवर स्कीमों का अनुमोदन कर दिया जाए जिसके अंतर्गत ग्राहक सपने खातों में समयावधि को अपग्रेड कर सकते हैं बशर्ते कि 
थे वर्तमान स्लैब के प्रभार और जिस स्लैब में वे अपग्रेड करना चाहते हैं उसके प्रभार के अंतर की राशि का भुगतान कर दें । 


3. टी आर ए आई ने, टी सी पी / आई पी डायल अप सेवाओं के पूर्वगत टैरिफों के मामले में फिलहाल हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है । 


4 . यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार 
[ सं . विज्ञापन/ III/IV /142/98 - असाधारण ] 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDLA 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st March , 1999 
Telecom Tariffs for Internet Services Discount and Flexihour Schemes 
No. 309- 1/99- TRAI (Econ .). — The Telecom Regulatory Authority of India ( T.RA .I.) notified the tariffs for TCP / IP 
dial up services in the Gazette Notification No . 60 of 17th December, 1997 published in Part III -Section 4 . 


680 GI/ 99 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec. 4 } 


2. Videsh Sanchar Nigam Limited bas approached the T.RAI, for approval of renewal discount schemes for its 
existing customers, and Flexihour schemes under which customers can upgrade the number of hours in their accounts by 
paying the difference betweon the charges for the existing slab and the slab to which they wish to upgrade . 

3. T.RA. I. has decided to forbear such tariffs as above for TCP / IP Dial up services. 


4 . This shall come into force with immediate effect. 


HARSHA VARDHAN SINGH , Economic Adviser 

(No. ADVT./ II/IV /142/98 -Exty.] 


Printed by the Manager, Govt. of India Prose, Ring Road , Mayapuri New Delhi- 110064 

and Published by the Corttrollor of Publications, Dothi- 110054 


